निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 147 ) 


30 माघ 1931 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 19 फरवरी 2010 


सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग 


अधिसूचना 

16 फरवरी 2010 
सं0 दूर०(3)11 - 02 / 2000 खंड - 7 - सू0ज0स0वि0 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के 
आदेश संख्या 1203 / 1 / 2007 वी0सी0 II, दिनांक 19 फरवरी 2008 के आलोक में निजी दूरदर्शन चैनलों 
के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के आ0सं0 2301 / 7 / 2003 वी0सी0 III, दिनांक 
6 सितम्बर 2005 के अधीन केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 को लागू करने के लिए 
राज्य स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया जाता है । उक्त समिति में निम्नांकित सदस्य को मनोनित 
किया जाता है । 
(1) प्रधान सचिव / सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 

अध्यक्ष 
( 2) महानिदेशक , पुलिस विभाग के प्रतिनिधि 

सदस्य 
(3) प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग 
(4) सचिव, महिला एवं बाल विकास निगम 

सदस्य 
(5 ) श्रीमती प्रेमा विक्रम शाह 
रामनगर, प्र0 चम्पारण ( बेतिया) । 

सदस्य 
( 6) डा0 अनुनय चौबे प्राचार्य 
कला एवं शिल्प महाविद्यालय, विद्यापति मार्ग, पटना । 

सदस्य 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण) , 19 फरवरी 2010 
( 7) निदेशक, सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग | 

सदस्य सचिव 
II नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा और वे पुनर्नामांकन के पात्र नहीं होंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेश भूषण , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 147 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette .bih.nic. in 


